निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 783) पटना , वृहस्पतिवार , 22 सितम्बर 2016 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

10 जून 2016 
सं० 07 / स्था0 - 11 - 01 / 2015 / 2803 / परिo - श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायलय 
मधुबनी, की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 7252 दिनांक 20.05. 2016 द्वारा अध्यक्ष, 
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु सौंपी गई है । उक्त 
परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद 
पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 783 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


